. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 पौष , 1940 ( श० ) 


संख्या- 1161 राँची , बुधवार , 


26 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
12 दिसम्बर , 2018 


संख्या -3/ पद .- 01 (घ)-02/ 2014 का .-9015-- श्री डी०के० सक्सेना, भा०व०से०( झाः1992), विशेष सचिव, 
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड, राँची ( अतिरिक्त प्रभार - महानिदेशक , राज्य पोषण 
मिशन , झारखंड , राँची ) को अगले आदेश तक महानिदेशक , राज्य पोषण मिशन, झारखंड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्री सक्सेना अपने कार्यों के साथ विशेष सचिव , महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , 
झारखंड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 1161 - - 50 


